SECRETERNA 


RMA 
IIRAM 


रजिस्ट्री सं० - डो -( ओ) --73 


REGISTERED NO . D -(D) - 73 


भारतको राजपत्र 


मयमेव जयते 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 48] 
No. 48 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , नवम्बर 27, 1976 ( अग्रहायण 6, 1898 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER 27 , 1976 ( AGRAHAYANA 6, 1898 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

Separate paging is glven to this Part in order that it may be Alled as a separate compilation . 


- 


- 


- - 


TIT 


- 


- 


- 


नोटिस 

NOTICE 
नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 18 अक्तूबर 1976 तक प्रकाशित किए गए हैं : 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 18th October 1976 : 


द्वारा जारी किया गया 

Issued by 


विषय 
Subject 


अंक 

संख्या और तिथि 
Issue No. 

No . and Date 
193 सं० 103- पाई० टी० सी० ( पी०एन ) / 76 

। दिनांक 12 अक्टूबर , 1976 


वाणिज्य मंत्रालय 


Ministry of Commerce. 


No . 103 -ITC (PN)/ 76 dated 12th 
October , 1976 


194 


वाणिज्य मंत्रालय 


सं० 104 आई० टी० सी० (पी०एन० )/ 76 
दिनांक 13 अक्टूबर , 1976 । 


विभिन्न विदेशी साखों के लिए लागू प्रत्यक्ष 
भुगतान क्रिया विधि के अन्तर्गत वित्तवान 
किए गए प्रायुक्त के संबंध में सरकारी 
लेखे में रुपया जमा करने के लिए क्रिया 
विधि । 
Procedure for making rupec deposits to 
Government account by means of 
demand draft in respect of import 
financed under the Direct -Payment Pro 
ccdure as applicable to various foreign 
loans/ credits. 
फ्रांसिसी सामान्य ऋण, 1976 - 77 के 
अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों 
के लिए लागू लाइसेंस शर्ते । 
Licensing conditions applicable to import 
licences issued under 1976- 77. General 
French credit . 
सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/ सा० 
सु० 1 दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में 
संशोधन । 
Amendments to Public Notice No. Draw 
back /PN -1 datod 15th October , 1971. 
सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/ सा० 
सू० - 52/ 76, दिनांक 16 अक्टूबर , 1976 में 
शुद्धि । 
Corrigenda to Public Notice No . Draw 
back/PN- 52/ 76 , of 16th June, 1976 . 


No . 104-ITC (PN)/ 76 
bor , 1976 . 


dated 13th Octo 


Ministry of Commerce 


195 


राजस्व और बैंकिंग विभाग 


सं० प्रति अदायगी/ सा० सू०/ 63/ 76, दिनांक 
14 अक्टूबर, 1976 


No . Drawback / PN/ 63 /76 , dated 14th 
October , 1976 . 
सं० प्रति अदायगी/ सा० सू० 64/ 76, दिनांक , 
14 अक्टूबर, 1976 । 


Department of Rovenue 
and Banking . 

तदेव 


Ditto 


No . Drawback/ PN-64 / 76 , dated 
14th October , 1976 


341GI/ 76 


[ 807 ] 


808 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27 , 1976 ( अग्रहायण 6, 1898 ) 


[ भाग I - खंड 1 


- 


- - 


क० सं० मं० और तारीख 

जारी किया 

विषय 
Issue No . No. and Date 

Issued by 

Subject 
सं० प्रति अदायगी/ सा० सू० - 65/ 76, दिनांक , राजस्व और बैंकिंग विभाग सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी / 
14 अक्टूबर, 19761 

सा० सू० - 52/ 76, दिनांक 16 जून , 76 

में शुसि । 
No. Drawback /PN -65/76 , dated 14th Department of Revenue and Banking Corrigenda to Public Notice No. Draw 
October , 1976. 

back/ PN- 52 / 76, dated 16th June , 1976. 
सं० प्रति अदायगी / सा० सू० - 66/ 76 , दिनांक 

तदेव 

सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/ सा० 
14 अक्टूबर, 1976 । 

सू०- 1 दिनांक 15- 10- 1971 में संशोधन । 
No. Drawback/ P. N. 66 /76 dated 14th 

Ditto 

Amendments to Public Notice No. 
Oct. 1976 . 

Drawback /PN-1 dated 15th October 1971 
196 सं० प्रति अदायगी/ सा० सू० / 67/ 76 दिनांक 

तदेष 

सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी / 
15 अक्तूबर, 1976 । 

सा० सू० 1 दिनांक 15 अक्टूबर , 1971 

में संशोधन । 
No . Drawback/PN -67/76 , dated 15th 

Ditto 

Amendment to Public Notice No . Draw 
Oct . 1976 . 

back /PN 1 dated 15th October , 1971 . 
197 सं० 26 ई०टी० सी० ( पी० एन० ) / 76 दिनांक वाणिज्य मंत्रालय 

ओ० जी० एल० 3 के अन्तर्गत प्रास्ट्रीया को 
16 अक्टूबर, 1976 

31 दिसम्बर , 1976 को समाप्त होने 
वाली कोच वर्ष के दौरान बने -बनाए 
तथा तैयार पोशाकों सहित , सूमी धागे , 
मिल निर्मित सूती वस्त्रों , और मित 
निर्मित वस्त्रों से तैयार उत्पादों के निर्यात 

के लिए योजना 
No . 26 - ETC ( PN) 76 dated 16th October 

Ministry of Commerce 

Scheme for export of cotton yarn , mill 
1976 

made Cotton fabrics and products manu 
factured out of mill - made fabrics includ 
ing made ups and readymades garments 
under OG. L . 3. to Austria during the 
quota year ending 31st December , 

1976 
198 सं० 27- ई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 76 वाणिज्य मंत्रालय 

अभ्रक की विभिन्न किस्मों, वर्गों और स्वरूपों 
दिनांक 18 अक्टूबर , 1976 । 

के जहाज तक निःशुल्क मूल्य जहाज पर 
निःशुल्क प्रवर्तित करने वाली 
कोमत अनुसूची और उनके निर्यात 

के लिए लाग शत । 
No . 27- ETC ( PN)/ 76 dated 18th Oct ., 

Ministry of Commerce 

Price schedu ] cs showing F. A. S ./ F. O . B. 
1976 . 

prices of different varietics , grade and 
qualities of mica and other condition 

applicable to their export , 
199 सं० 105 - आई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 76 वाणिज्य मंत्रालय 

परमाणु ऊर्जा एवं अन्तरिक्ष विभाग के 
दिनांक 19 अक्टूबर, 1976 । 

लिए फ्रांसीसी विशेष ऋण 1976- 77 के 
अधीन जारी किए गए पायात लाइसेंसों 

के लिए लागू लाइसेंस शत । 
No. 105-ITC (PN)/76, dated the 19th Ministry of Commerce 

Licensing conditions applicable to import 
October 1976 . 

licences issued under 1976- 77 special 
French Credit for tho Dopartment of 

Atomic Energy and Space. 
200 सं० पी० एल०-10 ( 95 )/ 76 

नौवहन और परिवहन मंत्रालय सीमा सड़कों के निर्माण हेतु मास्टर प्लान 
दिनोंक 23 अक्टूबर , 1976 । 

के लिए एक दल की नियुक्ति करना । 
No. PL- 10(95)/76 dated 23rd October. Ministry of Shipping and Transport Setting up of a Group for a Master Plan 
1976 

for the Construction of Boarder Roads. 
201 सं० 106- आई० टी० सी० ( पी०एन० )/ 76 वाणिज्य मंत्रालय 

अप्रैल , 1976, मार्च, 1977 अवधि के 
दिनांक 25 अक्टूबर , 1976 

लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए प्रायात 

नीति ( संशोधन ) । 
No. 106-ITC (PN)/76 dated 25th Oct . Ministry of Commerce 

Import Policy for Registered Exporters 
1976 

for the Period April 1976 -March 1977 

(Amendment). 
अपर लिखे प्रसाधारण राजपत्रों की प्रतियां , प्रकाशन नियन्त्रक , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग -पन्न भेजने पर भेज दी जाएगी । मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन 
राजपन्नों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं । 
Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications. 
Civil Lines , Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these 
Gazettes . 


भाग खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1976 ( अग्रहायण 6, 1898 ) 


809 


- - 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2901 


807 


भाग - खंड 1 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , 
विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से 

सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 
भाग खंड 2 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) 

भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम 
न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों 

मादि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं । 
भाग 1 - खंड 3 – रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों विनियमों , प्रादेशों 

और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 
भाग I - - खंड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की 

गई अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों, 
छट्रियों प्राधि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 


4053 


विषय- सूची 

किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी 
किए गए साधारण नियम ( जिनमें साधारण 

प्रकार के प्रादेश , उप -नियम आदि सम्मिलित हैं ) 
भाग JI - खंड 3 --- उपखंड ( ii ) - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों 
भोर ( संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि 
के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 

आदेश और अधिसूचनाएं 
1889 भाग II -- खंड 4 -रक्षा मंत्रालय द्वारा अधि 

__ सूचित विधिक नियम और प्रादेश . 
भाग III -. - खंड 1 - -- महालेखापरीक्षक , संघ लोक 

सेवा आयोग , रेल प्रशासन , उच्च न्यायालयों 

और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न 
कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 

भाग III - - खंड 2 - एकस्व कार्यालय , कलकत्ता 
1605 

द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 
भाग III - खंड 3-~-मुख्य प्रायुक्तों द्वारा या 

उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 


385 


10001 


909 


भाग II - खंड 1 - - अधिनियम , अध्यादेश और 

विनियम 


71 


भाग II - खंड 2----विधेयक और विधेयकों संबंधी 

प्रवर समितियों की रिपोर्ट 


2371 


भाग II - खंड 3 - उपखंड ( i ) - - ( रक्षा मंत्रालय 

को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों 
और ( संघ - राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी 


199 


PAGE 


2901 


भाग III - खंड 4 - विधिक निकायों द्वारा जारी 

की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधि 
सूचनाएं , आदेश , विज्ञापन और नोटिस 

शामिल हैं . . . 
भाग IV -- - और- सरकारी व्यक्तियों और गैर 

सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 
CONTENTS 
PAGE 

( other than the Ministry of Defence ) and 
by Central Authorities ( other than the 

Administrations of Union Territories ) . . 
PART II — SECTION 3 . - SUB. SEC. (ii ) . - Statutory 

Orders and Notifications issued by tho 
____ 807 

Ministries of the Government of India 
( other tban the Ministry of Defence ) and 
by the Central Authoritics ( other than the 

Administrations of Union Territories ) . . 
PART II - SECTION 4. - Statutory Rules and Ordors 

notified by the Ministry of Defence . . 
1889 

PART III . -- SECTION 1,--- Notifications issued by the 

Auditor General, Union Public Service 
Commission , Railway Administration , High 
Courts and the Attached and Subordinato 

Offices of the Government of India . 
PART III - SECTION 2. --- Notifications and Notices 

issued by the Patent Office , Calcutta 
1605 

PART III - - SECTION 3. -- Notifications issued by or 

under the authority of Chief Commis 

sioners 
PART JIJ - SECTION 4. - Miscellaneous Notifications 

including Notifications, Orders, Advertise 
ments and Notices issued by Statutory 

Bodies 
PART IV - Advertisements and Notices by Private 

___ Individuals and Private Bodies . . . . 


4053 


PART 1 - SECTION 1. - Notifications relating to Non- 

Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministries of the 
Government of India ( other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supreme 

Court 
PART J - SECTION 2. -- Notifications regarding Ap 

pointments , Promotions , Leave etc. of 
Government Officers issued by the Minis 
tries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court . . 
PARr I - -SECTION 3. - - Notifications rolating to Non 

Statutory Rules, Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministry of 

Defence . . . . . . . . 
PART ] ---SECTION 4... - Notifications regarding Ap 

pointments , Promotions, Leave etc. ot 

Officers issued by the Ministry of Defenco 
PART II – SECTION 1. - Acts, Ordinances and Regula 

tions 
PART II - - SECTION 2. - Bills and Reports of Select 

Committees on Bills . . . . 
PART II. - - SECTION 3. - - SUB. SEC. (i ) , --- General Sta 

tutory Rules (including orders , bye-laws 
etc . of general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India 


385 


10001 


909 


. . 


muta 


- 71 


2371 


199 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 27, 1976 ( अग्रहायण 6 , 1898 ) 


810 


[ भाग [ - - खण्ड 1 


भाग I - खण्ड 1 

PART I - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों , विमियमों तथा 

आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 


[ Notifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर, 1976 
सं० 9 6-प्रेश/ 76 -- राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को 
उसकी वरीयता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 
अधिकारी का नाम तथा पद : 

श्री हीरानाथ कलिता , 
कांस्टेबल सं० 374 , 
पहली असम पुलिस बटालियन , 
डेरगांव , 

असम । 
सेवात्रों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया : 

9 फरवरी, 1976 को शाम के लगभग 6 बजे धोकुल टोपू काचूपाथर के कुछ 
निवासी तेलियागाव फैम्प में प्राय और सुचित किया कि उनके गांव में रात्रि को 
समती डाले आने की सम्भावना है । बटालियन इन्चार्ज ने एक लांस नायक के 
नेतृत्व में कांस्टेबल हीरानाथ कलिता और 3 अन्य को गांव जाने के लिये 
प्रतिनियुक्त किया । जब पुलिस बल काजूपाथर पहुंचा तो उन्हें पास 
के एक मकान से चीख पुकार सुनाई दी । उन्होंने घटना स्थल को घेरने का 
प्रयत्न किया परन्तु उन्हें देख लिया गया और डाकुओं ने उन पर गोली चला दी 
तथा उन्हें हट जाने की चेतावनी दी । अपने जीवन के खतरे की परवाह न 
करते हुए कांस्टेबल हीरानाथ कलिता डाफू प्रों की ओर बढ़ते रहे । उन पर एक लाकू 
ने हमला किया परन्तु उन्होंने अमिचलित रहते हुए तुरन्त छुरे से प्रहार 
किया । कांस्टेबल हीरानाथ कलिता ने डाकुओं पर गोली चलाई और उनमें से एक 
को मार दिया । कांस्टेबल की इस कार्यवाही से हाकुप्रों का मनोबल पूरी तरह से 
टूट गया और वे लूट के भाल और मृतक साथी को छोड़कर भाग गये । 

इस मुठभेड़ में श्री हीरानाथ झलिता ने उस्कृष्ट वीरता, साहस और उज्यकोटि 
की कत्र्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
___ 2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i ) के अन्तर्गत वीरता 
के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के मम्सर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता 
भी दिनांक 9 फरवरी, 1976 से दिया जायेगा । 
___ सं0 97- प्रेज / 76 - राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को 
उसकी दीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 
अधिकारी का नाम तथा पद : 

श्री छेदी प्रसाद सिंह, 
पुलिस उपनिरीक्षक , 

पटना । 
सेवानों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया : 

2/ 3 मार्च, 1973 की रात को फतवाह थाने पर ड्यूटी के समय श्री छेवी 
प्रसाद सिंह ने अपने थाने के पास एक गांव में बम विस्फोट की आवाज सुनी । उन्होंने 
शीघ्र एक छोटा सशस्त्र दल एकत्रित किया और तुरन्त एक पुलिस ट्रक से गांव 
की ओर गये । जब वह गांव के पास पहुंच रहे थे तो उन्होंने दो और धमाके सुने । 
अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना ये गांव में घुस गये और उनका 
भामना -सामना डामुओं के एक वल से हुमा जिन्हें उन्होंने चुनौती दी । डाकुओं ने 


तुरन्त उन पर एक बम फेंका जो सौभाग्यवश चूक गया और उस दीवार में जा 
लगा जहाँ वे खड़े थे । अविचलित रहते हुए उन्होंने अपनी अन्दूक से गोली 
बलाई । काकुओं ने भी जवाब में वो और घम श्री छेवी प्रसाद सिंह पर फैके परन्तु 
वे गोली चलाते रहे और डाकुमों को इतना हतोत्साहित कर दिया कि वे भाग खड़े 
हुए । श्री सिंह ने घायल होने के बावजूद लगभग दो मील तक खाकुमों का पीछा किया 
और उन दो डाकुत्रों को पकड़ने में सफल हो गये जिनको उनको गोलियां लगी थीं । 

इस प्रकार श्री छेदी प्रसाद सिंह ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति , दृढनिश्चय 
और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( i ) के अन्तर्गत वीरता 
के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत 
मसा भी दिनांक 3 मार्च, 1973 से दिया जायेगा । 
___ सं० 98-प्रेज/ 76 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय प्रारक्षित पुलिस दल के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 
अधिकारी का नाम तथा पद : 

श्री टी० एस० नेगी , 

जमावार, 16वीं बटालियन , केन्द्रीय प्रारक्षित पुलिस दल । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया : 

5 मई, 1974 को केन्द्रीय प्रारक्षित पुलिस की एक साटून को उपद्रवी 
स्थिति से निपटने के लिये सदर बाजार दिल्ली के किशनगंज चौक भेजा गया । 
उन्होंने देखा कि अछुत से मकान तथा दुकानें जल रही हैं और लोग छतों से सभी 
प्रकार के प्रक्षेपणास्त्र जैसे इंटें , सोडा वाटर की बोतलें , फायर बाल इत्यादी फेंक 
रहे हैं । कुछ उपद्रवी धुएं की आड़ में अनुकूल स्थानों से गोली भी चला रहे थे और 
उनकी उपस्थिति का पता लगाना कठिन हो गया था । श्री नेगी ने बतरे की परवाह 
न करते हुए जवानों को उपद्रवी भीड़ पर गोली चलाने का प्रादेश दिया । मुछ 
गोलियां चलाने के पश्चात् उन्होंने देखा कि गोलाबारी का कोई असर नहीं हुआ । 
अतः उन्होंने एक सीढ़ी ली और अपनी जान की परवाह किये बिना छत पर चढ़ 
गये जहां से वे सही दिशा में गोलाबारी का निदेशन कर सकें । इस प्रकार वे वंगों 
पर नियंत्रण पाने में सफल हुए । 

इस कार्यवाई में श्री टी० एस० नेगी ने प्रसाधारण साहस , पहलशक्ति और 
उच्चकोटि को कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( i) के अन्तर्गत वीरता 
के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता 
भी दिनांक 5 मई , 1974 से दिया जायेगा । 

दिनांक 19 नवम्बर , 1978 
सं० 99-प्रेज / 76 - - राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नांफित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :---- 
अधिकारी का नाम तथा पर ; 

श्री नरपत सिंह, 
क्षेत्रीय संगठक , 
मंत्रिमंडल सचिवालय । 

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( i) के 
अन्तर्गत वीरता के लिये विया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्थीकत भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी, 1975 से दिया जायेगा । 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 27, 1976 ( अग्रहायण 6 , 1898 ) 


811 


भाग I-~ - खण्ड 1 ] 


सं० 100- प्रेजा/ 76 - - राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नांकित प्रधि 
कारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 
अधिकारी का नाम तथा पद : 

श्री श्री कृष्ण सिह नेगी, 
क्षेत्रीय संगठक , 

मंत्रिमंडल सचिवालय । 
. 2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( i) के अन्तर्गत वीरता 
के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्थीकृत 
भत्ता भी दिनांक 16 जनवरी 1975 से दिया जायेगा । 

कृ० बालबन्द्रन, राष्ट्रपति के सचिव 


71 दिनांक 27 नवम्बर , 1971 ( एस मंत्रालय के 27 नवम्बर, 1974 के 
संकल्प संख्या डी० डब्ल्यू-I- 17 ( 30 )/ 74 द्वारा यथा संशोधित ) में निम्नलिखित 
संशोधन किया जाता है :- - 

परा 4 में , क्रम संख्या ( V ) के सामने : 
" अपर सचिव , कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) , भारत सरकार 
अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति " के स्थान पर 
"सचिव , ऋषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग ), भारत सरकार 
अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति " शब्द रखे जाएंगे । 


मावेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सूचना सभी राज्य सरकारों, भारत 
सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक , प्रधानमंत्री 
के सचिवालय , राष्ट्रपति के सचिव और योजना मायोग को दे दी जाए । 


सपना 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
(सिंचाई विभाग ) 

संकल्प 
नई दिल्ली, दिनांक प्रमतूबर, 1979 
सं०डी० मयू०- I- 72 ( 1 ) / 71----माही नियंत्रण बोर्ड के गठन के सम्बन्ध 
में भूतपूर्वसिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के संकल्प संख्या डी० उब्ल्यू०-1- 72( 1)/ 


____ यह भी प्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाए और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इसे आम जानकारी 
के लिए अपने राजपत्र में प्रकाशित करे । 


सुरेन्द्र बहादुर खरे, संयुक्त सचिव 


hurriedly collected a small armed party and rushed in a police 
truck to the village . When he was approaching the village , 
he heard anothor two explosions. Without caring for his 
personal safety , he entered the village and found him all face 
10 fucc with a group of dacoits whom he challenged . The 
clacoils immediately responded by throwing a bomb at him 
which fortunately missed him and hit the wall where he was 
standing. Undeterred he fired from his gun. The dacoits also 
responded by throwing two more bombs on Shri Chhedi 
Prasad Singh . But he continued firing and succecded in 
demorulising the dacoits who took to their heels . Despite 
injuries on his person Shri Singh chuscd the dacoity for about 
2 miles and succceded in arresting two of them who had been 
hit by his firing. 


• 


Shri Chhedi Prasad Singh, thus exhibited examplary cour 
age , initiative , determination and devotion to juty of a high 
order . 

2. This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of the Police Modal and consequ 
chily carries with it the special allowance admissible under 
Tule 5 , with effect from the 3rd March, 1973 . 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi, the 18th November 1976 
No . 96- Pres / 76. - The President is pleased to award th : 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
iho Assani Police 
Naine and rank of the oficer 

Shri Hirnnath Kalita , 
Constable No . 374 , 
1st Assam Police Battalion , 
Dergaon , 

Assam. 
Statement of services for which the decoration las been 

awarded 

On the cvening of the 9th February , 1976 some inhabitants 
of Dhokul Topu Kachupathar came to the Teliagaon Battalion 
Camp and reported that therc was it possibility of a dacoity 
being committed that night in their village . The Battalion 
Incharge deputed Constable Hiranath Kalita and three others 
under the command of a Lance Naik to go to the village. 
When the police party reached Kuchupathar, they heard cries 
from a nearby house . They tried to cncirclo the place of 
occurrence but were spotted and fired upon by the dacoits who 
also warned the policemen to kcep cleur. Undaunted by the 
danger to his life , Constable Hiranath Kalita continuer his 
progress towards the dacoits . He wus attacked by one of the 
dacoits but remaining unnerved he immediately opened fire on 
the dacoits and killod one of them . This action of the Const 
able completely demoralised the ducoits and they lled away 
leaving their booty and the dead companion behind . 

In this encounter Shri Hiranath Kalita cxhibited conApiCLOUS 
gallantry, courage and devotion to duty of a high order, 

2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of tho 
rules governing the award of the Police Medal and consequent 
ly carries with it tho special allowance admissible under jule 
5 , with effect from the 9th February, 1976 . 

No. 97 - Pres . / 76 . --- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Bihar Polico : -- 
Name and rank of the officer 

Shri Chhedi Prasad Singh , 
Sub -Inspector of Police , 

Patna 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded 

On the night of 2nd / rd March, 1973 while on duty at 
Fatwah Police Station Shri Chhedi Prasad Singh , heard the 
explosion of a bomb in a village near his police station . He 


___ No . 98- Pres. - - 76.. -- The President is pleasel to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the 
Centre Reservo Police Force : 


Name and rank of the oficer 

Shri T . S . Nogi, 
Jemadar , 
16th Battalion, 

Centrul Reserve Police Force . 
Statement of service for which 

awarded 


the decoration 


has been 


On the 5th May, 1974 & platoon of the Central Reserve 
Police was rushed to Kishanganj Chowk in Sadar Bazar , Dolhi 
for dealing with a riotous situaion . The found several houses 
and shops burning and people from roof tops hurling all 
sorts of missiles such as bricks, soda water bottles , fire balls 
etc . Some of the rioters were also firing from vantage points 
linder cover of smoke which made their presence difficult to 
cletecl. Shri Negi without caring for the risk involved order . 
ed his men to open fire on the riotous mob. After a few 
shots he foundd that the firing was not effective. He, there 
fore , sccured a ladder and at grave danger to his life climbed 
to a roof top from where he could direct the firing in a 
better manner. The thus succeeded in controlling the riots . 


In action Shri T . S . Negi exhibited cxtraordinary courage 
initiative and devotion to duty of a high order. 


812 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 27, 1976 (AGRAHAYANA 6 , 1898 ) PART 1Sec . 11 

- - 
- RSS 

= 
- - = . - - . - _ _ S 

- - - 
2 . This award is made for gallantry under rulc 4 ( i ) of 

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION 
the rules governing the award of the Police Medal and con 

(DEPARTMENT OF IRRIGATION ) 
sequently carries wii it the special allowancc admissible 
under rule S . with eifect from the 5th May, 1974 . 

New Delhi, the October 1976 
The 19th November 1976 

RESOLUTION 

No. DW -1- 72 ( 1 ) /71,-- The following amendment is made 
No. 99 - Pres. / 76 . - - The President is pleased to award the 

to the erstwhile Ministry of Irrigation and Power s Regolution 
President s Police Medal for gallantry to undermentioned offi 

No. DW - 1- 72 ( 1 ) / 71, dated the 27th November, 1971 ( as 
cer of the Cabinet Secretariat : 

amended vilde this Ministry s Resolution No. DW - I- 17130 ) / 

74 dated the 27th November, 1974 ) regarding constitution 
Name und rank of the officer 

of Mabi Control Board : 
Shri Narpat Singh , 
Area Organiser , 

In para 4 , against serial No . ( v ) : 
Cabinet Secretariat. 

For " Additional Secretary , Ministry of Agriculture and 
2 . This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 

Irrigation ( Department of Irrigation ) , Government 
rules governing the Award of the President s Police Medal 

of India or his nominee" . 
and consequently carries with it the special allowance admis 
sible under rule 5, with effect from the 16th January , 1975. 

Substitute " Secretary , Ministry of Agriculture and Irriga 

lion (Department of Irrigation ) , Government of 
No. 100 -Pres ./ 76 . — The President is pleased to award the 

India or his nomince " . 
Police Medal for gallantry to thc undermentioned officer of 
the Cabinet Secretariat : 

ORDER 
Name and rank of the officer 

ORDERED that this Resolution be communicated to all the 

State Government, the several Ministries of the Government 
Shri Sri Krishan Singh Negi, 

of India , the Comptroller and Auditor General of India , 
Circle Organiser , 

Prime Minister s Secretariat, Secretary to the President and 
Cabinet Secretariat. 

Planning Commission . 
2 . This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rules governing the award of the President s Police Medal 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
and consequently carries with it the special allowance admis 

Gazette of India and that the State Governments be requested 

to publish it in the State Gazettes for general information . 
sible under rule 5 , with effect from the 16th January, 1975 . 
K . BALACHANDRAN , Secy , to the President 

S . B . KHARE, Jt . Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAN 
AND PUALISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976 


